रजिस्ट्री सं डीएल - 33001 / 2001 


REGISTERED No. DL - 33001/ 2001 


. 


सस्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


rah 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं० 51 ] 
No . 51 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 22, 2001 ( पौष 1, 1923 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , DECEMBER 22, 2001 (PAUSA 1, 1923 ) 


- - - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


- 


भाग III - खण्ड 4 

(PART III — SECTION 4 ] 
[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित है । 
(Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued 

by Statutory Bodies ) 


बैंक ऑफ बड़ौदा 

प्रधान कार्यालय 
बड़ौदा, दिनांक 9 नवम्बर 2001 


सं. एचओ/ असेविएवंऔ0/27/ 107/ 1971 - - बैंककारी कंपनी 
( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 
का 5 ) को धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक के 
परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बैंक ऑफ़ 
बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी ( आचरण ) विनियम, 1976 में 
संशोधन करने के लिए, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता 
है नामतः 


2. बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी ( आचरण ) विनियम , 
1976 में विनियम 20 के उप नियम ( 4 ) में निम्नलिखित 

प्रतिस्थापित किया जाए, नामत : 
" ( 4 ) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी अपने नाम पर या उसके 

परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खरीदी गई या लो 
गई चल संपत्ति से संबंधित प्रत्येक ऐसे संव्यवहार को 
सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, यदि ऐसी चल संपत्ति 

का मूल्य रु. 25000 / - से अधिक है । 
परंतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी यदि 
ऐसा संव्यवहार - - 
( क ) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ है जिसका अधिकारी 

कर्मचारी के साथ आधिकारिक संव्यवहार हो ; या 
( ख ) किसी नियमित का प्रतिष्ठित विक्रेता के अलावा किसी 
के साथ हो । 

गुरुदास चक्रबर्ती 
महाप्रबंधक ( मासंप्र ) 


1 (1 ) इन विनियमों को बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी 

( आचरण ) संशोधन विनियम 2001 कहा जा सकेगा, 


( ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी 

होंगे । 


1 - - 37901/ 2001 


( 6253 ) 


6254 


भारत का राजपत्र ,दिसम्बर 22 , 2001 ( पौष 1 , 1923 ) 


[ भाग IIJ - खण्ड 4 


- 


- 


- 


केन्द्रीय भंडारण निगम 
" वेअरहाउसिंग भवन " 


नई दिल्ली- 110016, दिनांक 6 दिसम्बर 2001 


सं. सी . डब्ल्यू . सी./ III - 36 / ईडीबी/ बी. एंड सी. - - केन्द्रीय 
भंडारण निगम, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग 
कारपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप - धाग ( D) 
के खण्ड ( घ ) मे विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों मे से 19 .11. 
2001 से दो वर्ष की अवधि के लिए नामित निदेशक का नाम 
और पता नीचे अधिसूचित किया जाता है : 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक अक्टूबर 2001 
सं. एफ1 - 52 /2000( सी. पी . पी .-II ) - - 17 जून , 1972 तक 
आशेधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 
( 1956 का 3 ) की धारा 22 की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गजट अधिसूचना सं. एफ 
87 - 92/58 ( सी यू पी ) दिनांक 1 -12 - 58 एफ 33 - 72/59 
( सी यू पी ) दिनांक 17- 11 -1960, एफ 33- 87 / 63 ( सी यू 
पी ) दिनांक 6 - 6 - 1964 , एफ 33 - 87 / 69 ( सी यू पी ) दिनांक 
27 - 4 - 1966 और एफ 1 - 59/ 66 ( सी डी एन ) दिनांक 
18 - 6 - 1968 , एफ 1 - 59 /66 ( सी डी एन ) दिनांक 
17 - 2 - 1969 , एफ 1 - 59 / 66 ( सी डी एन ) दिनांक 
22 - 12 - 1969 , एफ 1 - 59/ 66 ( सी डी एन ) दिनांक 
26 - 2 - 1971 , एफ 1 - 59/ 66 ( सी डी एन ) दिनांक 
15 - 11 -1973, एफ 1 - 59/ 66 ( सी डी एन ) दिनांक 
18 - 7--1975 तथा एफ 1 - 57/ 97 ( सी पी पी II ) दिनांक 
13 - 10 - 1999 के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद् द्वारा उपर्युक्त धारा के. . 
प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त डिग्रियों का विनिर्देश 
करता है । 


अंशधारियों का वर्ग 


निदेशक का नाम और पता 


अन्य अधिसूचित बैंक 


श्री ए. एस. खुराना 
महा प्रबन्धक, 
बैंक ऑफ बड़ौदा , 
3, वालचंद हीराचंद मार्ग, 
बेलार्ड पायर 
मुंबई- 400001 । 


क्र . सं. डिग्रियों के लिए प्रयुक्त 

संकेताक्षर 


डिग्रियों के संकेताक्षरों 
का विस्तार 


एस. सी. बतरा 

सचिव 
केन्द्रीय भंडारण निगम 


बी . पी . ए. 
एम. पी .ए. 


बैचलर ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स 
मास्टर ऑफ परफोर्मिंग आर्ट्स 


2. 


डा , जी . जी . दण्डपाट 

सचिव 


भाग 11 - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 22, 2001 ( पोप 1 , 1923 ) 


6255 


दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया 

16 / 17 बी , सिविल लाइन्स , 


( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) 

_____ कानपुर - 208001 15 NOV 21 
3 सी . सी . ए ( 4 ) ( 1 ) / 2001 - 2002 · चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनिमय 18 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित 
किया जाता है कि उक्त विनियमो प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1( क ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग 
करते हुए चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित 
सदस्यो के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया गया है । 


दिनाक 


दिनाक 


– सदस्यता नाम व पता 
सं० संख्या 


4 सदस्यता नाम व पता 
स० सख्या 


11 / 01 / 2001 


7. 071792 


12 / 02 / 2001 


1 000470 मि . खोसला बलराम 

अनुकम्पा - 11 
एम. आई. रोड 
जयपुर - 302001 


मि . एस . के . जैन 
रॉची मेटल सप्लाई 
बिल्डिंग 
एस. एन. गांगुली रोड 
रोची - 834001 


2. 016351 


27 / 04 / 2000 


31 / 07 / 2001 


मि . अमर चन्द गुप्ता 
आर एस. मेडिकोस 
जी . एस. नं . 2 गवर्नमेंट 
कनवटिया हाििपटल 
कृष्णा नर्सिंगहोम के पीछे 
शास्त्री नगर 
जयपुर - 302001 


8. 071969 मि . दानी ओम प्रकाश 

सौभाग क्लब 
सिविल लाइन्स 
अजमेर - 305001 


12 / 05 / 2001 


3. 030952 मि शरद मल जी मोमाया 07 / 08 / 2001 

संन्तोष बिल्डिंग, 
डा . सूर्स क्लीनिक स्टेशन रोड के पीछे 
केलकापारा 
रायपुर - 492009 


9 . 074498 मि . बोहरा 

राज कृष्ण 
जगन मार्बल्स एण्ड 
ग्रेनाईट्स प्रा . लि . 
एन. एच बी . गन्जोल 
नाथवाड़ा - 313301 


10 . 076381 


17 / 11/ 2000 


19 / 09 / 2000 


4. 052606 मि . शर्माशिव रतन 

पानी टंकी रोड 
पो . आ . झमरी तलैया 
कोदरमा - 825409 


मि . लाल राजेश कुमार 
डी - 11 / 4 आदित्य सीमेन्ट 
चित्तौडगढ़ - 312612 


27 / 01 / 2001 


10 / 03 / 2001 


5. 070160 मि . अग्रवाल 

राजेन्द्र कुमार 
100 ब्रहमपुरी 
मोदीनगर - 201204 


11 079416 मि . गुप्ता अशोक 

पुत्र श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता 
21 / 1बैंक कालोनी 
नजर बाग 
रतलाम --457001 


07 / 06 / 2001 


Pain 


6 . 070232 मि . पटेल जग नरायन 

28 गुरूकुल कामप्लेस 
कालीवाडी चौक 
रायपुर - 492001 


( डा0 अशोक हल्दिया ) 

सचिव 


0250 


THE GAZETTE OF INDIA . DECEMBER 22 , 2001 (PAUSA 1, 1923 ) 


[PART III - SEC 4 


BANK OF BARODA 
HEAD OFFICE 


Baroda , ihe (1911 November 2001 


NO HO OSR & IR 27 /107 / 1971 - In exercise of the powers 
conferred hy section 19 of the Banking Companies 
( Acquisition and Transler of Undertakings ) Act, 1970 (3 of 
1970 ), the Board of Bank of Baroda in consultation with the 
Reserve Bank of India and with the previous sanction of the 
CentralGovernment, hereby makes the following Regulations 
10 amend the Bank of Barody ( lice Employees (Conduit ) 
Regulations, 1976 nimely – 


CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION 

( A GOVT OF INDIA UNDERTAKING ) 

New Delhi -110016 ,the 6th December 2001 
No CWC /III- 16 /EDB / B & C - In pursuance of Rule 13 of 
the Central Warehousing Corporations Rules, 1963, the name 
and address of the Drector nominaled for a period of (wo 
years wel 1911 2001 from the class of shareholders 
specified in clause (d ) of sub -section 1 ot Section 7 of 
Warchousing Corporations Act, 1962, is notified as under -- 


Class of Shareholders 
Other Scheduled Banks 


I (1) 


These Regulations may be called the Bank of Baroda 
Oflicer Employees (Conduct) Ainondment 
Regulations, 2001. 


Name & Address of the Director 
Sh AS Khurand 
General Manager 
Bank of Baroda 
3 . Walchand Hirachand Marg , 
Ballard Pier, Munibar-400 001 

SC BATRA 

Secretary 
Central Warehousing Corporation 


( 11) 


They shall come into force on the date of their 
publication in the " Official Gazette " 


In the Bank of Baroda Officer Emplyees (Conduci) 
Regulations 1976 , in regulalion 20 , foi sub 
Tegulation ( 4 ), the following shall be substituted , 
namely - 


“ (4 ) Every Officer employee shall report to the 
Competent Authority every transaction concerning 
movable property owned or held by him either 
in his name or in the name of a member of his 
family it the value of such a property exceeds 
R $ 25 ,00 )/- , 


UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 

New Delhi- 110002 , the October 2001 
No, F 1 - $ 2 /2000 (CPP - II - In exercise of the powers 
conferred by Sub - Section (3 ) of Section 22 of the UGC ACI, 
1956 ( 3 of 1956 ) as modified up to 17th June , 1972 und in 
continuation of Gazette Notification No F . 87- 92758 (CUP ) 
dated 1 1258 , F . 33 - 72 /59 (CUP ) dated 17 . 11. 1960 , F 33 . 
87763 (CUP) dalcd 6 . 6 . 1964 , F 33 -87/69 (CUP ) dated 
27 4 1966 and F . 1 - 59 /66 (CDN ) dated 18 .6 . 1968, F ) -59766 
(CDN ) dated 17 . 2 .1969, F 1- 59 /66 (CDN ) dated 22 . 12 . 1969 , 
F 1- 59 /66 (CDN ) dated 26 2 1971, F 1 - 59 /66 (CDN ) dated 
15 . 11. 1973 , F . 1-59 /66 (CDN ) dated 18 .7 .1975 and F. 1- 52 / 
97 (CPP - II ) dated 1.3th October, 1999 , the University Grants 
Commission with the approval of the Central Govt. hereby 
specifies the following additional degrees for the purposes of 
the said section 


Provided that the previous sanction of the 
competent authorily shall be chlained it any such 
transaction 


(d ) with a person having official dealings with the 

Officer employee , or 


S No Abbreviations of Expansion of degrees 

degrees 


ВРА 
MP. A 


Bachelor of Performing Arts 
Master of Performing Arts , 


2 


(b ) otherwise than through a regular or reputed 

dealer " 


GURUDAS CHAKRABARTY 

GeneralManager (HRM ) 


DR GG, DANDAPAT 

Secretary 


PART III_ SEC . 4 ) 


THE GAZETE OF INDI. DECEMBER 22, 2001 (PAUSA I, 1923) 


6257 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INVIA 

16 / 77 B , Ci: il Lines. 


(Chartered Accountants ) 


Kanpur - 208 


3CCA (4X1/ 2001- 2002 . In pursuance of kegulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 , It is hereby notified that in 
excroise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 , the Council of the 
Institute of Chartered Accountants of India has removed froin the Register of Meinbers of this !!1stitute on account of Death with effect 
from date ( s) mentioned against the names of the following members - 


V 


or 24 


Removal Dt 


S 


MRN 


Meinber Name & Address 


Removal Dt 


S . MRN Member Name & Address 
No. 


No 


WW 


11/01/2001 


12 /05 / 2001 


1. 000470 Mr KHOSLA BAL RAM 

ANUKAMPA - II 
M .I. ROAD 
JAIPUR - 302001 


9 , 074498 Mr MR BOHRA 

RAJ KRISHAN 
JAGAN MARBLES & GRANITES 
PVT. LTD . 
N . H . B . GUNJOL 
NATHDWARA - 313301 


27/04 /2000 


17/11 20170) 


2. 016351 Mr. AMAR CHAND GUPTA 

C /O R . S . MEDICOSE 
G .S . NO . 2 GOVT. 
KANWATIYA HOSPITAL 
OPP KRISHNA NURSING HOME 
SHASTRI NAGAR 
JAIPUR -302001 


10 076381 Mr LAL RAJESH KUMAR 

D - 11 /4 ADITYA CEMENT 
ADII YA CEMENT 
CHITTORGARH -312612 


3 . 030952 Mr. SHARAD MULJI MOMAYA 07 /08 /2001 

SANTOSH BUILDING , BEHIND 
DR . SUR S CLINIC STATION ROAD , 
KELKARPARA 
RAIPUR - 492009 


Il 079416 Mr GUPTA ASHOK 

27/01/2001 
SIO SH PREM PRAKASH GUPTA 
21/1. BANK COLONY 
NAZAR BAGH 
RATLAM -457001 

и & 
(Dr. ASHOK HAI DIA ) 
SECRETARY 


4 . 082606 MR. SHARMA SHIO RATAN 1920 * * 

PANI TANKI ROAD 
PO JHUMRI TELAIYA 
KODERMA- 825409 


10 / 1 /2001 


s. 070160 MR. AGARWAL 

RAJENDRA KUMAR 
100 BRAHMPURI 
MODINAGAR - 201204 


07.06 / 20 ) 


6 . 070232 MR. PATEL JAG NARAYAN 

28 GURUKUL COMPLEX 
KALBADI CHOWK 

RAIPUR -492001 
9. 071792 MR S. K . JAIN 

RANCHI METAL SUIPLY 
BUILDING 
S . N . GANGULY ROAD 
RANCHI-834001 


EMPLOYTES STATE INSURANCE ( IRPORION 

RIGIONAL OFFICE , ORISS + . 
Bhubanesa 1- 22 the . 0011 

CORRIGENDUM 


31 :17 01 


8 . 071969 MR . DAN OM PRAKASTI 

SOBHAG CLUB 
CIVIL LINES 
AJMER - 305001 


In the notification published at I d : No 2770 01 the 
Garette of India , dated s5 2001 regarding recenstleirin of 
Local Coinmittee for Ashe area , the word " Subi lecton, 
Berhampur, Ganjam " ( ccuring in line 1 unde kurulansen 
10 - A -( 1 ) (a ) m .13 helvad us Sub Colli 101, Bhandari 

| 1 | 11 | RAO 
Rest III IOL 


प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुद्रित 
Tai 47917 f743 fcept TT ? ITO , 2001 


